रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 96 


F2 


REGD. NO. D .L . - 33004/26 


T 


HI 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( iii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (iii ) 


KRALSITY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 47 ] 
No. 47 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, मार्च 27 , 1996 / चैत्र 7 , 1918 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27 , 1996 /CHAITRA 7, 1918 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूखमा 

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1996 
आ० अ० 62 ( अ ).- - भारत निर्वाचन आयोग की तारीख 25 -3 - 96 की अधिसूचना सं. 434/ आ प्र / 96 ( 2 ) को इसके द्वारा अधिक्रमित किया 


जाता है । 


भारत निर्वाचन आयोग, तारीख 14 मार्च, 1996 की अपनी अधिसूचना सं 434 / आF F/ 96 ( 2 ) में एतद्धारा निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना सं0 434/ आ प्र०/ 96 ( 2 ) , तारीख 14 - 3 - 96 से संलग्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) की प्रविष्टि, " 4 - विशाखापत्तनम " के सामने 
स्तम्भ ( 2 ) में " 7 . विशेष उप कलक्टर, ( भूमि अर्जन ), विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण , विशाखापत्तनम ", शब्द और अंक , प्रविष्टि सं6 के 
तत्काल बाद जोड़े जाएंगे । 


[ सं. 434/ आ प्र० / 96 ( 2 ) ] 


आदेश से, 
अर्थना अरोड़ा, सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th March , 1996 
O . N. 62 ( E). -- Notification No . 434/ AP/ 96( 2 ) dated 25 - 3- 96 of the Election Commission of India is hereby 
superseded , 


The Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No . 434 /AP /96 ( 2 ) dated 14th 
March, 1996 namely : - - 


801 GI/ 96 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part 11 — Sec . 3 (111 ) ] . 


In cohyma (2) of the table appended to the said Notification No. 434 /XP/ 96 (2) dated 14 -3- 96 , ainst the entry 
" 4 - Visakhapathan " intolựmn (1), the wordsand figure " 7. Special Deputy Collector , (Land Acquisition ), Visakhapatnam 
Urban Development Authority , Visakhapatnam " shall be added , immediately after the entry No. 6 . 


(No. 434 /AP/ 96 (2 ) ] 


By Order, 
ARCHNA ARORA , Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 1996 


